निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 आश्विन 1942 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 786 ) पटना , सोमवार , 12 अक्तूबर 2020 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


- 


अधिसूचना 

18 सितम्बर 2020 
सं० श्रव्य एवं दृश्य -07 /2018-651 / वि ० स ० ।- केन्द्र सरकार द्वारा ई -विधान परियोजना के तहत राज्य विधान 
मंडल के कार्य - प्रणाली को डिजिटल किये जाने हेतु संसदीय कार्य मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा ई -विधान एप्लिकेशन से 
संबंधित एक पोर्टल तैयार किया गया है जिसका नाम नेशनल ई -विधान एप्लिकेशन ( NeVA ) दिया गया है । उक्त 
परियोजना को मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में मंजूरी दी गयी है जिस पर व्यय होने वाली कुल राशि में से 60 % राशि केन्द्र 
सरकार द्वारा तथा 40 % राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा । इस परियोजना पर व्यय होने वाले राज्यांश को उपलब्ध 
कराने हेतु वित्त विभाग , बिहार सरकार की सहमति प्राप्त है । 

संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा -निर्देश की कडिका 13.7 के अनुसरण में नेवा परियोजना एवं 
अन्य ई - गर्वनेंस मामलों के अनुश्रवण हेतु उच्चस्तरीय हाऊस समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है : 
माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान सभा 

सभापति 
श्री मेवालाल चौधरी, स ० वि ० स ० 

सदस्य 
3 . श्री नितीन नवीन, स ० वि ० स ० 

सदस्य 
4 . श्रीमती स्वीटी सीमा हेमब्रम , स ० वि ० स ० 

सदस्य 
5 . श्री मनीष कुमार , स ० वि ० स ० 

सदस्य 
6 . श्री मनोज कुमार, स ० वि ० स ० 

सदस्य 
7 . श्री फराज फातमी, स ० वि ० स ० 

सदस्य 
8 . श्री सुधीर कुमार उर्फ बन्टी चौधरी , स ० वि ० स ० 

सदस्य 
9 . सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार 

सदस्य 
10 . सचिव, बिहार विधान सभा 

सदस्य सचिव 


1 . 


2 . 


2 

बिहार गजट ( असाधारण ) , 12 अक्तूबर 2020 

उपर्युक्त समिति नेशनल ई -विधान एप्लिकेशन के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के साथ साथ परियोजना 
दिशा - निर्देश में निर्धारित दायित्वों का निर्वहन करेगी । 

आदेश से , 


असीम कुमार , 


उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 
बिहार गजट ( असाधारण ) 786-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


